निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 700 ) 


10 पौष 1934 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 31 दिसम्बर 2012 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

27 दिसम्बर 2012 
सं0 1 / स्था - विविध - 51 / 2012 –4438 / न0वि0एवंआoविo — श्री पंकज कुमार पाल ( भा0प्र0से0), नगर आयुक्त , 
पटना नगर निगम, पटना के उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान किये जाने के फलस्वरूप श्री राधा मोहन प्रसाद, अपर नगर 
आयुक्त , पटना नगर निगम , पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त नगर आयुक्त , पटना नगर निगम , पटना के रूप में 
अगले आदेश तक कार्य करने एवं माह दिसम्बर, 2012 तक के पदाधिकारी / कर्मियों के वेतनादि की निकासी एवं ईधन 
आपूर्ति पर व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 राजीव कुमार, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 700-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


